. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
9 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या - 217 राँची, शुक्रवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
15 दिसम्बर , 2017 


संख्या - 3/ पद-01( ग)- 02/ 2015 का .- 12289-- उप सचिव , राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री शाहिद अख्तर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 712ए/ 03 , गृह जिला- पूर्णिया ) को 
अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक विशेष दण्डाधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड, राँची 
का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 
ii . श्री अख्तर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 
संख्या- 3/ पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 12290 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार रंजन , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 736ए/03, गृह जिला - गया ) को अपने 
कार्यों के साथ अगले आदेश तक विशेष दण्डाधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड, राँची का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है | 
ii . श्री रंजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/ पद - 01 ( ग)-02/ 2015 का .- 12291 -- उप निदेशक , कल्याण , उत्तरी छोटानागपुर 
प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
731/ 03 , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक विशेष 
दण्डाधिकारी, प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 
ii . श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या - 3/ पद-01 ( ग)-02/ 2015 का .- 12292-- निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री दिलेश्वर महतो , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 768/ 03 , गृह जिला- राँची) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक विशेष दण्डाधिकारी , 
प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग, दुमका का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 
ii. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद-01 (ग )-02/ 2015 का .- 12293 -- निदेशक लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री अमित कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 787 / 03, गृह जिला- पू० चम्पारण ) को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक विशेष 
दण्डाधिकारी , प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग, चाईबासा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 
ii . श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद -01(ग )-02/ 2015 का .- 12294-- अपर समाहर्ता, पलामू के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रदीप कुमार प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 631/03, गृह जिला- दरभंगा) को अपने कार्यों के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 


साथ अगले आदेश तक विशेष दण्डाधिकारी , प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग, पलामू का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपा जाता है । 
ii . श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या- 3/पद-01( ग)-02/2015 का .-12295 -- श्री विजय केरकेट्टा, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला - गुमला) निलम्बन से मुक्त होने के उपरांत पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् जामताड़ा 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3/पद-01( ग)-02/ 2015 का .- 12296 -- श्री चन्दन प्रसाद, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- पूर्वी सिंहभूम) निलम्बन से मुक्त होने के उपरांत योगदान की प्रत्याशा में पदस्थापन हेतु 
प्रतीक्षारत की सेवा अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 217 -- 50 


